रजिस्ट्री संडी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


- 


. 
. 


REC 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III -- खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 270] 
No . 2701 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 26 , 2010 / कार्तिक 4 , 1932 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26 , 2010/KARTIKA 4, 1932 


an 


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2010 
सं . विधि 42(3) / 87.---पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना 
सं. 145 ( अ ) दिनांक 21 फरवरी , 1991 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप - धारा (1 ) के खंड ( ख ) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , परिवेश भवन ,पूर्वी अर्जुन नगर ,दिल्ली - 110032 एतद्द्वारा ( क ) नीचे दी गई तालिका 
के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्य 
करने हेतु पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं के रूप में और ( ख ) तालिका के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, 
जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ ( 4 ) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी 
विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है । 

दिनांक 15 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या विधि /42( 3 )/87 की क्रम संख्या 140 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 
निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा : 
क्र . सं. प्रयोगशाला का नाम । 

सरकारी विश्लेषक का नाम 

मान्यता हेतु पैरामीटर समूह 


2 


141. 


पर्यावरण सुरक्षा प्रशिक्षण एवं 
अनुसंधान संस्थान (ईपी. टी . आर. आई ) 
91 /4, गाची बावली, हैदराबाद 
500032 , आंध्र प्रदेश 


1. डा . जे. सेशा श्रीनिवास , वरिष्ठ 
वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला प्रभारी 
2. डा . मोताति सुनीला, वरिष्ठ 
प्राध्यापक 
3. श्री दुग्गिराला सेशा साइला 
श्रीनिवास , गुणवत्ता प्रबंधक 
1. डा . अनिल आर, कुलकर्णी, 
प्रोफेसर एवं प्रमुख 
2. डा . एस. डी . कदम , रीडर 
3. डा . योगेश भगवान पाटिल , 
व्याख्याता 


भौतिक , सामान्य , रसायन एवं गैर मेटेलिक 
धातु , कार्बनिक , सूक्ष्मजीव विज्ञानिक ,विष विज्ञानिक 
जैवकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट , मृदा, रलज , 
तलछट और परिवेशी वायु, के विश्लेषण हेतु 
वायु प्रदूषण पैरामीटर स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा 
सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर 
भौतिक , सामान्य , रसायन एवं गैर मेटेलिक , 
धातु , कार्बनिक , सूक्ष्मजीव विज्ञानिक , विष 
विज्ञानिक , जैवकीय और परिवेशी वायु के 
विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत 
उत्सर्जन और सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर 


142. 


स्नातकोत्तर पर्यावरणीय प्रबंधन 
विभाग, छत्रपति साहु व्यावसायिक 
शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान 
( साइबेर ), विश्वविद्यालय मार्ग , 
कोल्हापुर -416 004 , महाराष्ट्र 


4162 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 4] 


%3D 


e 


- 


- 


2 


143. पंजाब बायो - टैक्नोलॉजी इन्क्यूवेटर 1. डा . सतविन्दर सिंह मारवाहा भौतिक , सामान्य , रसायन एवं गैर मेटेलिक , 

एग्री. एंड फूड टैस्टिंग लैबोरेट्री , मुख्य कार्यकारी अधिकारी धातु , कार्बनिक सूक्ष्मजीव विज्ञानिक , विष 
एस. सी. ओ. 7 एवं 8 ( टोप फ्लोर ) 2. डा . ( श्रीमती ) अजित दुआ , विज्ञानिक , परिसंकटमय अपशिष्ट मृदा स्लज , 
फेस- 5 , सास नगर, मोहाली - 160059 , वरिष्ठ वैज्ञानिक ( गुणवत्ता प्रबंधक ) तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु 
पंजाब 

वायु प्रदूषण पैरामीटर स्रोत उत्सर्जन , सूक्ष्म मौसम 

विज्ञानिक पैरामीटर 
इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के 
लिए वैध रहेंगे । 

प्रो. स. प्र. गौतम , अध्यक्ष 

[ सं. विज्ञापन III/ 4/184/10 / असा. ] 
पाद टिप्पणी : - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं . का . आ . 728( अ ) दिनांक 21 - 7 - 1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके 

पश्चात् उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किए गए : 
( 1 ) का . आ . 838 ( अ ) , दिनांक 23 - 9 - 1987 , ( 2 ) का. आ . 989 ( अ ) , दिनांक 17 - 11 - 1987 , ( 3 ) का. आ . 489 ( अ ) , 
दिनांक 17- 5 - 1988 , ( 4 ) का . आ . 156 ( अ ) , दिनांक 24 - 2 - 1989 , ( 5 ) का. आ . 846 ( अ ) , दिनांक 24 - 10 - 1989 , 
( 6 ) का . आ . 375 ( अ ) , दिनांक 26 - 4 -1990 , ( 7 ) का. आ . 803 ( अ ) , दिनांक 23 - 9 -1992 , ( 8 ) का . आ . 97( अ ), दिनांक 
5 - 12 - 1994 , ( 9 ) का. आ . 418 ( अ ) , दिनांक 31 - 3 - 1996 , ( 10 ) का . आ . 889 ( अ ) , दिनांक 31 - 8 - 1996, 
( 11 ) का. आ . 452 ( अ ) , दिनांक 31 - 5 - 1997 , ( 12 ) का . आ . 631 ( अ ) , दिनांक 31 - 5 -1998 , (13 ) का . आ . 336 ( अ ) , 
दिनांक 1 - 1 - 1999 , ( 14 ) का . आ . 44 ( अ ) , दिनांक 15 - 1 - 2001 , (15 ) का . आ . 490 ( अ ) , दिनांक 1 - 6 - 2001 और 
( 16 ) का . आ . 532 ( अ ), दिनांक 1 - 1 - 2002 , (17 ) का . आ. 1168 ( अ ) , दिनांक 1 -6 - 2002 , (18 ) का . आ. 888 ( अ ) , 
दिनांक 1 - 6 - 2003 , ( 19 ) विधि/ 42 ( 3 )/ 87 , दिनांक 1 - 6 - 2004 , ( 20 ) विधि/ 42 ( 3 ) / 87 , दिनांक 1 - 3 - 2005 , 
( 21 ) विधि / 42 ( 3 )/ 87 , दिनांक 1 - 9 - 2005 , ( 22 ) विधि /42 ( 3 )/ 87 , दिनांक 15 - 12 - 2005 , विधि / 42 ( 3 )/87 , दिनांक 
1 -5 - 2006 , विधि / 42 ( 3 )/87 ,दिनांक 1- 9 - 2006 , विधि /42( 3 )/87 ,दिनांक 1 - 8- 2007, विधि /42 ( 3 )/ 87, दिनांक 1 - 10 - 2007 , 
विधि/ 42 ( 3 )/ 87, दिनांक 1 - 2 - 2008 , विधि / 42 ( 3 )/ 87, दिनांक 1 - 4 - 2008 , विधि /42 ( 3 ) /87 , दिनांक 1 - 10 - 2009 और 
विधि / 42 ( 3 )/ 87, दिनांक 15 - 1 - 2010. 

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th September, 2010 
No. Legal 42( 3)/ 87. ---In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section (1 ) of Section 12 and 
Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145( E), dated the 21st February, 1991, issued under Section 23 of the 
Environment ( Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ),the Central Pollution Control Board , Parivesh Bhavan , East Arjun Nagar, 
Delhi- 110032 hereby recognize, (a ) the laboratories specified in column (2 ) of the Table below as EnvironmentalLaboratories 
to carry out the functions entrusted to the environment laboratories under the said Act, and the rules made thereunder, and 
(b ) specified persons in column (3 ) of the Table as the Government Analysts for the purposes of analysis ofsamples of air , 
water , or other Substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4 ). 

After Sl. No . 140 of the Notification No. Legal/42 (3 )/87, dated 15th January, 2010 and the entries relating thereto , 
the following serialnumbers and entries shall be added , namely : 
Sl. No. Name of Laboratory 

Name of the Govt. Analysts Recognized for Parameter Groups 
2 

3 
141 . Environment Protection 1. Dr.J. Sesha Srinivas 

Physical, General , Chemical and non 
Training & Research Institute Sr. Scientist & Lab Incharge ___ Metallic. Metals, Organics , Microbio 
(EPTRI), 91/4 ,Gachi Bowli, 2. Dr.Motati Suneela , Sr. Faculty logical, Toxicological, Biological, 
Hyderabad-500032 

3 . Mr. Duggirala Sesha Saila Hazardous Wastes, Soil, Sludge , 
Andhra Pradesh Srinivas, Quality Manager Sediments and Air Pollution Parameters 

for analysis of Ambient air , Source 
emissions,Noise,Micro -meteorological 
parameters 


[ 417 III — Que 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


M 


2 


3 


142. P. G . Department of 1.Dr. Anil R , Kulkarni, 

Physical, General, Chemical and non 
EnvironmentManagement Professor & Head 

Metallic , Metals , Organics, Microbio 
Chhatrapati Shahu Institute 2 .Dr. S . D .Kadam ,Reader logical, Toxicological, Biological, 
of Business Education and 3. Dr. Yogesh Bhagwan Patil , and Air Pollution parameters for anylysis 
Research (SIBER ), University Lecturer 

of Ambient air , Source emissions, and 
Road , Kolhapur 416004 

Micro -meteorological parameters 
Maharashtra 
143. Punjab Bio -technology 1. Dr. Satwinder Singh Marwaha, Physical , General , Chemical and non 
Incubator Agri. and Food Chief Executive Officer 

Metallic , Metals, Organics, Microbio 
Testing Laboratory SCO : 2 . Dr. (Mrs.) Ajit Dua , Senior logical, Toxicological, Hazardous 
7 & 8 ( Top Floor), Phase - V , Scientist (Quality Manager ) Wastes, Soil , Sludge, Sediments and 
SASNagar,Mohali- 160059 

Air Pollution Parameters for analysis 
Punjab 

of Ambientair, Source emissions, Micro 

meteorological parameters 
The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five 
years from the date of issue ofNotification . 

Prof. S. P .GAUTAM , Chairman 

No. ADVT. MI/4 / 184 / 10 /Exty. ) 
FootNote : The principal notification was published in the Gazette of India vide No. 5 .0 . 728(E ), dated 21st July , 1987 and 

subsequently amended vide : 
(1) S.O . 838( E ), dated 23-9 -1987, (2) S. O . 989 (E ), dated 17- 11-1987, (3 ) S.O . 489 (E ), dated 17-5 -1988, 
(4 ) S.O . 156 (E ), dated 24 -2- 1989, (5 ) S.O . 846 (E ), dated 24 -10 -1989, (6 ) S .O . 375 (E ), dated 26 -4- 1990 , 
( 7) S . O . 803 (E ), dated 23 - 9- 1992 , (8 ) S .O . 97 ( E ), dated 5 - 12 - 1994 , (9 ) 5 . 0 . 418 (E ), dated 31 - 3 - 1996 , (10 ) S . O . 
889(E ), dated 31-8 -1996 , (11) S.O . 452 (E ), dated 31-5 -1997, ( 12 ) 5. 0 .631(E ),dated 31-5 -1998, (13 ) S.O . 336 (E ), 
dated 1-1 -1999, (14 ) S .O . 44 (E ), dated 15- 1-2001, (15) S .O . 490 (E ), dated 1-6 -2001, (16 ) S .O . 532 (E ), dated 
1- 1-2002 , (17) S. O . 1168 (E ), dated 1-6 -2002, (18) S.O . 888 (E ), dated 1-6 -2003, (19 ) Legal/42(3 )/87, dated 1 -6 -2004 , 
( 20 ) Legal/42 (3 )/87, dated 1-3 -2005 , (21) Legal/42(3 )/87, dated 1-9 -2005 , (22 ) Legal/42 (3 )/87 , dated 15- 12- 2005, 
(23) Legal/42(3 )/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3y87, dated 1-9 -2006 , Legal/42(3 )/87 ,dated 1-1-2007, Legal/42(3 ) 
87, dated 15 -4 - 2007, Legal/42 (3 )/87 , dated 1-8 -2007, Legal/42 (3 )/87,dated 1- 10 -2007, Legal/42( 3 )/87, dated 
1-2 -2008, Legal/42 (3 )/87, dated 1-4- 2008, Legal/42 (3787 ,dated 1-10-2009 and Legal/42 (3 )/87, dated 15 -1-2010 . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


